PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV . 16 , 1999 ( KRTK 25, 1921 SAKA) 


727 


सिंचाई विभाग 
दिनांक 28 सितम्बर, 1998 


क्रमांक 678/1 एल.--क्योंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिष्ट भूमि, सरकार 
द्वारा , सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोग अर्थात् सलीमपुर माईनर की आर ० डी ० 6600 से 11600 टेल आगे बढ़ाने 
हेत गांव हासान, तहसील तोशाम जिना भिवानी और गांव निधन वा . नमजोल लोहारू, जिना भिवानी को निर्माण के लिए भूमि 
ली जानी तुरन्त अपेक्षित है, जिसके लिये भूमि अर्जन नियम , 1894 की धारा 17 की उपधारा 2 के खंड ग तया उपधारा 
4 के साथ पहले हुए, धारा 4 के लिए अधिसूचना संख्या 678/1 एल ०, दिनांक 28 सितम्बर , 1998 में प्रकाशित की गई , 
है इसके द्वारा यह भी अपेक्षित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त परियोजना से लिए तुल्त अपेक्षित है 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
पानकारी के लिये की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी , भिवानी व कार्यकारी अभियन्ता निर्माण 
मण्डल 1 भिवानी के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टियां 


तहसील 


गांव 


जिला 
संख्या 


हदबस्त नं . 


किला नं ० 


क्षेत्रफल 
रैक्टनंगल 


1 


भिवानी 


लोहारु सिर्थनवा 


4 


12.04 


68 

4 , 5 . 
512/1, 2/2, 3, 4. 

7 , 8 , 13, 14, 17, 24 21 , 
50 20, 21, 22,23. 
49 2 , 9 , 10, 

14 . 
16,17, 25, 18. 


h 


12 13, 


48 3,4,5, 6 . 
33 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23 , 24. 
34 12 13, 14, 15 , 16, 17 . 
114 3, 4, 7 , 14, 17 , 24 , 25 . 
111 20 , 21, 22, 23/1, 23/2. 
112 1, 8 , 9, 10, 13, 14, 15, 16, 


2 


भिवानी 


तोशाम 


हासान 


6.12 


11 . 


117 


91 


4, 5 . 
23, 24, 25 . 

इन्डैक्स प्लान में निशान देही तथा फील्ड 
अत्यादि जो भी पृथक सटेटमेन्ट में दर्ज है 
के अनुसार भूमि का टुकड़ा 5000 फुट 
है लम्बाई भिन्न भिन्न चौड़ाईपों में है 
सामान्य रूप गे पूर्व उतर से पश्चिम दक्षिण 
की ओर गुजरती है । 

आदेशानुसार राज्यपाल , हरिवाणा । 


एम ० के ० गुप्ता , 


अधीक्षक अभियन्ता , 
निर्माण परिमण्डल , भिवानी । 


728 


HARYANA GOVT 


GAZ ., NOV . 


16, 1999 (KRTK 25, 1921 SAKA ) 


| PART 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 28th September , 1998 
No. 678/1-L . Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is 
needed urgently by the Government, at public expenses, i. o. for extension of Saleempur Minor from 
RD 6600 10 11600 tail in village Sidhanwa , tehsil Lobaru , district Bhiwani and village Hasan , 
Tosham , district Bhiwani, for which a notification has been issued under section 4 and published , - 
vide Haryana Government Irrigation and Power Department Notification No .: 678/ 1- E , dated 
28th September, 1998 in Haryana Government Gazetie Part -I. 

It is hereby declared that land described in the specification below is required ; urgently for the 
above Purposo . 

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisitic Aci, 1894 
for information to all whom it may concern . 

And whereas the Governor of Haryana is further to be opinion that the purpose for which the 
land required is of an urgent importance within the meaning of clause (c) of sub section (2) of section 17 
of the said act . B 

Therefore it is hereby directed under sl b [ arction 4 of section 17 of the said act i bat “ the 
provision of section 5- A < fihe said act shall r.ct II ]y is legaid 10 11:15 accuisilicr.. 

1.T " In 
Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum - Land 
Acquisition Officer, Bhiwaniand Executive Engincer , Construction Division No. 1, Bhiwani. 

SPECIFICATIONS 


! 


Lt 


- 


. 


District 


Tehsil 


Village 


H. B. 


Area 


Khasra Nos . 


Bhiwani 


Loharu 


sidhanwa 


4 


12.04 


A Strip of land measuring 5000 it 
in length and in varying widths 
pass in through Khasra Number 

as below : 
69 4 , 5 . 
51 2/1 , 2/2 , 3. 4 , 7 , 8 , 13, 14 , 17, 

24 , 21. 
50 21, 22 , 23 , 20 . 
491, 9, 10 , 12. 13, 14 , 17 , 16 , 25 . 


18 . 


2 


48 3 , 4 , , 6 . 
33 21, 22 , 23, 24 , 20/1, 20/2 , 19 . 

34 16 , 15 , 17, 14, 13 , 12 . 
Dhiwani 

Tosham Hasan 74 

6.12 

114 3 , 4 , 7, 14 , 17, 24 , 25 . 
111 20 , 21 , 22 , 23/1 , 23/2 . 
112 17 , 15 , 16 , 14 , 13 , 8 , 9 , 10. 1. 
113 4 , 5 . 

9 23, 24 25 . 
And generally laying in the direction from Fast Noth to West to West South and North 
and East West as per demarcation at site as shown in the Index Plan . 


By Order of Governor , Haryana , 


M. K. GUPTA , 


Superintending Enginoer , 
Construction Circle , 

Bhiwani. 


